tftreet jo sto 221 


REGISTERED No . D . 41 


सम्पबमत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


मसाधारण 
EXTRAORDINARY 
" TIT II - - 3 - 39013 ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# 171 
No. 17) 


feet, HTTK , TT 30 , 1973/ ATT 10 1894 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1973/MAGHA 10 , 1894 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या पी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be aled 

49 a separate compilation 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 
(Department of Mines ) 

ORDERS 

New Delhi, the 30th January 1973 
G . S . R , 33 ( E ) . - In pursuance of the provisions of sub - section ( 3 ) of section 4 
of the Coal Mines ( Taking over of Management) Ordinance , 1973 (No . 1 of 1973 ), 
the Central Government herely specifies Shri J . G . Kumaramangalam , Chairman 
cum -Managing Director , National Coal Development Corporation , 6 , Lyons Range , 
Calcutta , as the authorised person in respect of all the mines to which the provisions 
of section 4 of the Ordinance apply . 

G . S . R , 34 ( E ) . - In pursuance of the provisions of sub - seciion ( 6 ) of section 4 
of the Coal Mines ( Taking over of Management) Ordinance , 1973 (No. 1 of 1973 ), 
the Central Government hereby specifles Shri J . C . Kumaramangalam , Chairman 
cum -Managing Director. National Coal Development Corporation , 6 . Lyons Range , 
Calcutta , as the person to whom the documents mentioned therein shall be delivered 
in respect of all the mincs to which the provisions of section 4 apply . 

G . S .R . 35 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section 2 (a ) of 
Section 5 of the Coal Mines ( Taking over of Management) Ordinance , 1973 (No. 1 
of 1973) , the Central Government hereby appoints Shri J . G . Kumaramangalam , 
Chairman - cum -Managing Director, National Coal Development Corporation , 6 Lyong 
Range. Calcutta , as the Custodian General for exercising supervision and control 
over all the coal mines , the management of which is taken over under the said 
Ordinance 

G . S . R . 36 ( E ) . - - In exercise of the powers conferred by section 12 of the Coal 
Mines ( Taking over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973 ), the Central 
Government hereby directs that subject to the direction , supervision and control of 
the Central Government, Shri J . G . Kumaramangalam , Custodian General may also 
exercise all the powers exercisable by that Government under the said Ordinance . 

[No. Secy . Spl. 1 / 73. ) 

K . T . SATARAWALA , Socy . 
( 85 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (1)] 


इस्पात और खान मंत्रालय 
( खाम विभाग ) 

प्रादेश 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1973 


सा० का० नि० 3 3 - - कोयला खान ( प्रबन्ध -ग्रहण ) अध्यादेश , 1973 ( 1973 का 1 ) 
की धारा 4 को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे० जी० कुमारमगलम , 
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध -निदेशक , नेशनल कोल डेवल्पमेन्ट कारपोरेशन 6, लायन्स रेज , कलकत्ता को 
उन समस्त खानों के बारे में , जिन पर अध्यादेश की धारा 4 के उपबन्ध लागू होते है , प्राधिकृत 
व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


सा० का० नि 344 -- कोयला खान ( प्रवन्ध- ग्रहण ) अध्यादेश , 1973 ( 1973 का 1 ) 
की धारा 4 की उपधारा 6 के अनुसरण में केन्द्री । सरकार एतद्वारा श्री जे० जी० कुमारमगलम , 
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक नेशनल कोल डेवल्पमट कारपोरेशन , 6 लायन्म रंज, कलकत्ता को 
उस व्यक्ति के रूप मे विनिदिष्ट करती है जिसको उन समस्त खानो के बारे में जिन पर धारा 4 के 
उपबन्ध लागू होते है, उसमें उल्लिखित दस्तावेज परिदत्त किए जायेगे । 


सा० का०नि० 354 - - कोयला खान ( प्रनन्ध-ग्रहण ) अध्यादेश , 1973 ( 1973 का । ) 
की धारा 5 की उपधारा 2 ( प. ) द्वारा प्रदत्त शक्निया का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
श्री ज० जी० कुमारमगलम , अध्यक्ष नथा प्रबन्ध -निदेशक , नेशनल कोल डेवल्पमेट कारपोरेशन को 
समस्त कोयला खानो का , जिनके प्रबन्ध को उक्त अध्यादेश द्वारा अधिकार में किया गया है, पर्यवेक्षण 
और नियन्त्रण करने के लिए महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 


सा० का० मि० 369 - --कोयला खान ( प्रबन्ध-ग्रहण ) अध्यादेश , 1973 ( 1973 का 
1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हप, केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश देती हैं कि केन्द्रीय 
सरकार के निदेशन , पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के प्रध्याधीन , डीजे० जी० कुमारमगलम , महाअभिरक्षक , 
उम सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश के प्रधीन पयोक्तव्य समस्त शक्तियो का भी प्रयोग कर सकेगे । 


[ स० सचिव स्पेशल 1/ 73 ] 

के० टी० मतारावाला , 
सचिव भारत सरकार । 


- - - - - - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW 
DEALIT AND PUBLISHED TY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1973 


